निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 862 ) 


29 कार्तिक 1935 ( श ) 
पटना, बुधवार , 20 नवम्बर 2013 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 


अधिसूचना 

12 नवम्बर 2013 
सं0 8 / आo ( राज0 उ0) - 02 - 18 / 2013- 3677 — विभागीय अधिसूचना संख्या -2973 दिनांक 30.04. 2013 द्वारा 
निलंबित श्री प्रहलाद प्रसाद भूषण, तत्का0 अधीक्षक उत्पाद, सुपौल जिनका मुख्यालय उत्पाद कार्यालय, मोतिहारी 
निर्धारित था , को तत्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है । 

2. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जायेगी । निलंबन अवधि के संबंध में विभागीय 
कार्यवाही के अंतिम निर्णय के पश्चात , निर्णय लिया जाएगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

विजय रंजन, 


सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 862 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


